सत्यमेव जयते 

झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 ज्येष्ठ , 1944 ( श ० ) 

23 मई , 2022 ( ई ० ) 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

अधिसूचना 
11 मई , 2022 

संख्या -1 / पी०-103 / 2022 का ० - 3011-- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , प्रतिपूरक वनरोपण निधि 
प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ( CAMPA ) मुख्यालय , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजीव कुमार , 
भा.व.से. ( झाः 1992 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , सिद्धो 
कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि ० , राँची ( झारखण्ड ) के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 237 50 


संख्या - 237 राँची , सोमवार , 


